निबंधन संख्या पी0टी0 -40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 287 ) 


27 ज्येष्ठ 1933 ( श० ) 
पटना , शुक्रवार , 17 जून 2011 


विधि विभाग 


- - - - - - - 


अधिसूचना 

17 जून 2011 
सं0 ए0 / नोट - 45 / 91 ( खंड ) 4159 / जे0 - लेख्य प्रमाणक संशोधन नियमावली 2009 के नियम 4 के 
उप -नियम(1) में निहित प्रावधान के तहत लेख्य प्रमाणकों की नियुक्ति हेतु सचिव - सह - विधि परामर्शी बिहार को 
एतद्द्वारा " सक्षम प्राधिकार अभिहित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 


ओम प्रकाश सिन्हा, 


सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 287 - 571 +100- डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic. in 


